निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 551 ) 


21 ज्येष्ट 1940 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 11 जून 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

30 मई 2018 
सं० 7 / डी 1 - 307 / 98 - सा0प्र0 / 7120 — महानिबंधक , पटना उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 29682 
दिनांक 16.04 .2018 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में मो0 अजाजुद्दीन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान की 
सेवाएँ , बिहार राज्य पावर (होल्डिंग ) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड 
के तिरहुत क्षेत्र , मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी, विशेष न्यायाधीश विद्युत के 
पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु , ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक सौंपी जाती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 551 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

___ Website : http :// egazette .bih. nic.in 


